. 


.PIU 

... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 


28 अग्रहायण , 1940 ( श० ) 


संख्या - 35 


राँची, बुधवार , 


19 दिसम्बर , 2018 ( ई० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति, छुट्टी 530 -540 भाग -4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 

भाग- 5 - झारखण्ड विधान - सभा में परःअस्थापित 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
आदेश | 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए., आई. एस - सी ., बी. ए, 

प्रतिवेदन और उक्त विधान- मंडल में पुरःस्थापन के 
बी. एस. सी ., एम .ए., एम.ए. सी ., लॉ भाग1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2, एम . बी . बी . एस ., बी . सी . ई.,डिप० -इन - एड ., 

भाग-7 -संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 

एम. एस . और की अनुमति मिल चुकी है । 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग-8 - भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग -2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग -9 - विज्ञापन 
निकले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग- 9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएँ , परिवहन सूचनाएँ , 
भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश, अ चनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक -- 
पूरक “ अ ” ... 


531 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 19 दिसम्बर , 2018 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
22 नवम्बर, 2018 


संख्या -4/नि०सं० - 12- 20 / 2016 का .-8491-- श्री पुष्पक रजक, झा०प्र०से० (पंचम बैच , गृह जिला 
पाकुड़ ) अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी , गोड्डा- तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , टोन्टो, प० सिंहभूम 
को अवकाश की स्वीकृति निम्न रूपेण प्रदान की जाती है : 


(i) 


दिनांक 05 . 08. 2017 से 24.08 . 2017 तक | उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता | 

के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत । 


दिनांक 25. 08. 2017 से 03. 09. 2017 तक रूपांतरित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा 

संहिता के नियम 234 के तहत । 


दि0 04. 09. 2017 से 05. 11. 2017 तक 


| अदेय अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के 
नियम 235 के तहत । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


532 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 19 दिसम्बर , 2018 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
24 नवम्बर , 2018 


संख्या -3/नि सं0-09 - 25/ 2014 का .- 8496-- श्री आलोक कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 
832/ 2003), संयुक्त निदेशक, उद्योग निदेशालय , उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची का दिनांक 
23 जुलाई , 2018 से 05 अगस्त, 2018 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 
230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
6 नवम्बर , 2018 


संख्या- 4/नि०सं०- 12-10/ 2015 का .- 8319-- श्री उदय कुमार, झा०प्र०से० ( तृतीय बैच गृह जिला 
गढ़वा), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिल्ली, राँची का दिनांक 17 अगस्त, 2017 से 27 अगस्त, 2017 
तक के अवकाश को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश 
के रूप में स्वीकृत किया जाता है | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


533 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 19 दिसम्बर, 2018 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


- - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
5 दिसम्बर, 2018 


संख्या -03/नि०सं०-09- 59 / 2018 का . 8853-- श्री मनोज कुमार , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 847/03), 
अपर समाहर्ता, पाकुड़ को उपार्जित अवकाश की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है : 


( ii) 
( iii) 
(iv ) 


दिनांक 24. 01. 2017 से 11. 04. 2017 तक 
दिनांक 06. 10. 2017 से 12.10.2017 तक 
दिनांक 29 . 10. 2017 से 05. 11. 2017 तक 
दिनांक 17. 11. 2017 से 18. 11. 2017 तक 


उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड 
सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 
248 के तहत । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से . 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
28 नवम्बर, 2018 


संख्या -03/नि सं0-09- 26/ 2017 का . 8647 -- श्री इन्द्रदेव मंडल , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 749/ 03), 
संयुक्त सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 11 सितम्बर , 2018 से 24 सितम्बर , 
2018 तक रूपांतरित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 234 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 19 दिसम्बर, 2018 


534 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
10 दिसम्बर , 2018 


संख्या- 2/ रा. स्था .-17/ 2018-4865/ रा.,-- श्री पुष्पक रजक , झा०प्र०से०, अंचल अधिकारी , 
ठाकुरगंगटी, गोड्डा ( गृह जिला-पाकुड़ ) को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 
अंचल अधिकारी, कर्रा, खूटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

___ अभ्यावेदन के आधार पर स्थानान्तरित श्री रजक को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं 
होगा | श्री रजक यथाशीघ्र नवपदस्थापित स्थान पर प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे । उपायुक्त , 
गोड्डा अधिसूचना प्राप्ति के तुरंत बाद इन्हें विरमित करेंगे अन्यथा श्री रजक स्वतः विरमित समझे 
जायेंगे | श्री रजक प्रभार प्रतिवेदन तुरंत सरकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे । 


श्री रजक से संबंधित पूर्व निर्गत अधिसूचनाएँ विलोपित समझी जायेगी । 


उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


535 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 19 दिसम्बर , 2018 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
7 दिसम्बर, 2018 ई. । 


संख्या-12/ डी०- 1001/ 2017- 6823-- श्री विवेकानन्द सिंह, उप समादेष्टा, सी०आर०पी०एफ०, को 
झारखण्ड राज्य में योगदान की तिथि से 04 ( चार ) वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति स्वीकृत करते हुए 
अगले आदेश तक अपर पुलिस अधीक्षक ( अभियान), सरायकेला- खरसावां के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या -12/डी०- 1001/ 2017 -6824-- विभागीय अधिसूचना संख्या- 362 दिनांक 17 जनवरी , 2018 
द्वारा केन्द्रीय संगठन बी०एस०एफ० से झारखण्ड राज्य में प्रतिनियुक्त एवं अपर पुलिस 
अधीक्षक ( अभियान), सरायकेला- खरसावां के पद पर पदस्थापित श्री प्रिय रंजन कुमार, उप 
समादेष्टा, बी०एस०एफ० को उनके द्वारा निजी कारणों से अपनी सेवा पैतृक संगठन वापस करने के 
अनुरोध के आधार पर इनकी सेवा अधिसूचना निर्गत की तिथि से पैतृक संगठन बी०एस०एफ० को 
वापस की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 19 दिसम्बर, 2018 


536 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


- 


- 


अधिसूचना 
11 दिसम्बर, 2018 ई. । 


संख्या-14/ए.-1022/ 2013- 6892-- श्री मार्टिन तिर्की, रा.पु.से . ( से. नि .), तत्कालीन , प्रभारी 
पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, दुमका के विरूद्ध दिनांक 2 जुलाई, 2013 को दुमका जिलान्तर्गत ग्राम 
जमनी के पास घटित उग्रवादी घटना के दिन अपने कार्यक्षेत्र में उपस्थित नहीं होने तथा इस दौरान 
वरीय पदाधिकारियों को दिग्भ्रमित करने संबंधी आरोपों के लिए पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी . ) 
के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-6874, दिनांक -24 नवम्बर , 2015 के द्वारा विभागीय कार्यवाही 
का संचालन प्रारंभ किया गया । 

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित होने का मंतव्य अंकित किया गया । 
विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य एवं श्री मार्टिन तिर्की के द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरान्त 
सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी.)( सी .) में वर्णित प्रावधान 
के आलोक में प्रमाणित आरोपों के लिए श्री तिर्की के पेंशन में से 5 % (पाँच प्रतिशत ) राशि की कटौती 
तीन वर्षों तक करने के प्रस्ताव पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग से सहमति की अपेक्षा की गयी । 

सभी उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति 
के आलोक में श्री मार्टिन तिर्की, रा.पु. से. (से. नि .) तत्कालीन प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक , दुमका के विरूद्ध 
उनके पेंशन में से 5 % (पाँच प्रतिशत ) राशि की कटौती तीन वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित करते 
हुए विभागीय संकल्प संख्या - 6874, दिनांक 24 नवम्बर , 2015 के माध्यम से संचालित विभागीय 
कार्यवाही का एतद् द्वारा निस्तार किया जाता है । 

उपर्युक्त आदेश पर माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


पूनम प्रभा पूर्ति , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


537 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 19 दिसम्बर , 2018 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग। 


आदेश 
13 दिसम्बर , 2018 ई. । 


संख्या -16/ सी०- 01/ 2013-6950 -- झारखण्ड राज्य के पुलिस विभागान्तर्गत विभिन्न 
जिला/ इकाई/ वाहिनियों में लिपिकीय संवर्ग के सृजित पदों में उच्चतर प्रोन्नति के पद चिन्हित नहीं रहने 
के कारण इस संवर्ग के कर्मी लम्बे समय से उच्चत्तर पद पर प्रोन्नति के लाभ से वंचित थे। इस क्रम 
में पुलिस मुख्यालय द्वारा झारखण्ड पुलिस अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों यथा जिला/ईकाई/ वाहिनियों में 
लिपिकीय संवर्ग हेतु कुल सृजित पदों को कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के 

अधिसूचना संख्या-1749, दिनांक 27 मार्च, 2010 ( क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक/लिपिक - सह 
टंकक/टंकक / अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली) की कंडिका-03 ( ग ) 
में निहित प्रावधानों के तहत प्रतिशतवार चिन्हित करने हेतु दिये गये प्रस्ताव पर कार्मिक , प्रषासनिक 
सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं योजना- सह - वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में सम्यक 
विचारोपरांत कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या -1749, दिनांक 
27 मार्च, 2010 ( क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक/लिपिक - सह-टंकक /टंकक / अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग में 
भन्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली) की कंडिका - 03 ( ग) में निहित प्रावधानों के तहत झारखण्ड 
पुलिस अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों यथा जिला/ ईकाई/ वाहिनियों ( आई०आर०बी० एवं एस०आई०आर०बी० 
को छोड़कर) में लिपिकीय संवर्ग हेतु कुल सृजित 424 पदों में से 55 प्रतिशत पद को निम्नवर्गीय 
लिपिक , 35 प्रतिशत पद को उच्चवर्गीय लिपिक एवं 10 प्रतिशत पद को प्रधान लिपिक के रूप में निम्न 
प्रकार चिन्हित किया जाता है: 


538 


क्र० 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 19 दिसम्बर , 2018 
जिला/ ईकाई /वाहिनी का नाम 

स्वीकृत | का०प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग के 

अधिसूचना संख्या-1749 , दिनांक 
27 .03 . 2010 द्वारा निर्धारित अनुमान्यता 

प्रतिशत पूर्णांक में । 


पद 


प्रधान 


निम्नवर्गीय 
लिपिक 


उच्चवर्गीय 
लिपिक 
( 35 % ) 


लिपिक 


(55 % ) 


( 10 % ) 


1 


राँची 


15 


2 | लोहरदगा 


3 | गुमला 


04 


03 


4 | सिमडेगा 


04 


02 


5 | छूटी 


04 


02 


6 | पलामू 


06 


7 | गढ़वा 


03 


02 


8 | लातेहार 


04 


02 


| 9 जमशेदपुर 


08 


10 चाईबासा 


07 


| 11 | सरायकेला 


04 


02 


12 | हजारीबाग 


08 


05 


| 13 | गिरिडीह 


05 


14 कोडरमा 


15 | चतरा 


04 


02 


16 | रामगढ़ 


04 


02 


17 | बोकारो 


0A 


539 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 19 दिसम्बर, 2018 


18 | धनबाद 


11 


07 


19 | दुमका 


06 


20 


देवघर 


04 


03 


21 पाकुड़ 


04 


02 


22 साहेबगंज 


07 


05 


23 | गोड्डा 


04 


02 


24 | जामताड़ा 


04 


25 रेल जमशेदपुर 


04 


26 रेल धनबाद 


US 


05 


27 


झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग 


05 


04 


| झा०स०पु० प्रशि० केन्द्र, पदमा 


05 


X 


| जंगल वारफेयर स्कूल , नेतरहाट 


30 | झारखण्ड जगुआर ( एस०टी०एफ० ) 


02 


31 | झा०स०पु०-1, डोरंडा, राँची 


07 


05 


32 झा०स०पु०-2, टाटीसिल्वे, राँची 


05 


04 


33 झा०स०पु०-3, गोविन्दपुर , धनबाद 


05 


03 


34 झा०स०पु० -4, बोकारो 


05 


03 


35 झा०स०पु०-5, देवघर 


03 


04 


03 


36 झा०स०पु०-6, जमशेदपुर 
37 झा०स०पु०-7, हजारीबाग 


04 


03 


NM 


38 झा०स०पु०-8, पलामू 


02 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 19 दिसम्बर, 2018 
39 झा०स०पु०-9, साहेबगंज 


04 


40 झा०स०पु०- 10 , महिला बटा०, होटवार , राँची 


। 


02 


41 आतंकवाद निरोधी दस्ता 


01 


42 अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय 


43 पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र , मुसाबनी 


कुल :- 


424 


232 


2. आई०आर०बी० एवं एस०आई०आर०बी० का गठन भारत सरकार के मानक के अनुसार किया गया है । 
अतः इन दोनों ईकाई के वाहिनियों लिए यह व्यवस्था लागू नहीं होगी । 


3. उक्त पर कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं योजना- सह - वित्त विभाग का परामर्श 
प्राप्त है । 


4 . उक्त पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


5 . यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


ह० / 


अरूण कुमार , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट (साधारण ) 35 -- 50 | 


